पंजीकृत संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2012~~14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


खण्ड -15 ] 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 ई० बैशाख 06, 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -17 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


... 


263-268 


1500 


143-155 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


263 - क 


264 


उत्तराखण्ड गजट, 26 अप्रैल, 2014 ई ० ( बैशाख 06 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

उद्यान एवं रेशम अनुभाग -2 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

26 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 190 / XVI- 2 /14/ 1( 26 )/04- रेशम विकास विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक 
(रेशम ) श्रेणी-2 के परिणामी रिक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन कराये जाने के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड 
लोक सेवा आयोग , द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में श्री राज्यपाल महोदय, श्री ए 0 पी 0 पाण्डे, निरीक्षक रेशम 
को सहायक निदेशक (रेशम, वेतन बैण्ड ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 पर तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति 
प्रदान कर, कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रखते हुए सहायक 
निदेशक, रेशम, जनपद हरिद्वार के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्तानुसार श्री पाण्डे, को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में 
कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं रेशम निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें । 


2 . 


आज्ञा से , 


डा ० रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

प्रोन्नति 

विज्ञप्ति 

26 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 981 / X - 1-2014-4( 26) 2008-नियमित चयनोपरान्त, भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड संवर्ग ) के 
निम्नलिखित अधिकारियों को प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान ₹ 75,500-80,000 ( HAG + Scale) श्रेणी में कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से , प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


. 


क्रमांक 


अधिकारी का नाम 


आवंटन वर्ष 


1 . 


श्री राजेन्द्र कुमार 


1982 


2 . 


श्री अनिल कुमार दत्त 


1982 


2 . 


उक्त अधिकारियों की पद विशेष पर तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


एस 0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06 , 1936 


शक सम्वत् ) 


265 


चिकित्सा अनुभाग -2 


अधिसूचना 


पदोन्नति 


27 मार्च, 2014 ई ० 


संख्या 390(1 ) / XXVIII -2/ 01 ( 139 ) 2009- उत्तराखण्ड पी ० एम ०एच० एस ० संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक 
वेतनमान वेतन बैण्ड -4 ₹ 37400-67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत डा 0 राजेन्द्र प्रसाद बडोनी को 
नियमित चयनोपरान्त, कार्यरत अपर निदेशक, डा 0 सुरेश चन्द्र पन्त की दिनांक 31-03-2014 को अधिवर्षता पर 
सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 01-04-2014 से उपलब्ध होने वाली रिक्ति के सापेक्ष वर्तमान तैनाती स्थान पर 
ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक , वेतनमान वेतन बैण्ड -4, ₹ 37400-67000 , ग्रेड वेतन 
₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अपर निदेशक के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे । 


2 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग -6 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


03 अप्रैल , 2014 ई ० 
संख्या 296 / XXVII (6 ) -624-2014/ 2006-उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विशेष 
वेतनमान ₹ 37400-67000, ग्रेड पे ₹ 8900 में कार्यरत श्रीमती भागीरथी बनग्याल, अपर निदेशक , लेखा एवं 
हकदारी को नियमित चयनोपरान्त अतिकाल वेतनमान ₹ 37400-67000 , ग्रेड पे ₹ 10000 में कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से पदोन्नत करते हुये निदेशक, लेखा एवं हकदारी, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर , 
कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । 


2 . 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


... 


266 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


कार्मिक अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / स्थायीकरण 

04 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 364 / XXX - 1/ 2014-25( 61)/ 2007- उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 
2002 एवं उत्तराखण्ड सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) नियमावली , 2005 के नियम -26 की व्यवस्थानुसार 
निम्नलिखित डिप्टी कलेक्टरों को दो वर्ष की निर्धारित परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के 
फलस्वरूप डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतनमान ₹ 15600-39100 GP 5400 में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि 
से स्थायी किया जाता है : 


क्र ० सं ० 


नाम 


स्थायीकरण की तिथि 


1 . 


28-07-2011 


2 . 


श्री अशोक कुमार पाण्डेय 
श्री ललित नारायण मिश्र 
श्री राहुल कुमार गोयल 


28-07-2011 


3 . 


24-11-2011 


2 . 


इस आदेश के क्रमवार से ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


सी ० एम ० एस ० बिष्ट , 

सचिव । 


सिंचाई अनुभाग 


शुद्धि - पत्र 


27 मार्च, 2014 ई ० 


संख्या 714 / II - 2014-01 ( 18 )/ 2011 टी ० सी ० -सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता / अपर 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) से सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पदों पर नियमित चयन द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध 
में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 763 / 07 / डी ० पी ० सी ० / ई -1 / 2013-14 दिनांक 21-10-2013 
द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में पदोन्नति विषयक विज्ञप्ति / प्रोन्नति संख्या 3195 / II -2013-01( 18)/ 2011 टी 0 सी 0 
दिनांक 30-10-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त विज्ञप्ति / प्रोन्नति आदेश में प्रस्तर -4 के बाद प्रस्तर -5 
निम्नवत जोड़े जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


5 - उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 1782(एस 0एस0) / 2012 अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य 

में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयाधीन रहेंगी । 


2 . 


विज्ञप्ति / प्रोन्नति आदेश दिनांक 30-10-2013 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त 
आदेश में उल्लिखित अन्य प्राविधान एवं शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 


आज्ञा से , 


डा 0 अजय कुमार प्रद्योत , 


सचिव । 


267 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० ( बैशाख 06, 1936 शक सम्वत्) 
वित्त ( वे 0 आ 0 - सा 0 नि 0) अनु०-7 

कार्यालय - ज्ञाप 

04 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 70 / xxvii ( 7) 02/ 2010- राज्य सरकार के पुनरीक्षित / अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले 
सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या -761 / xxvii (7) 02 / 
2013 दिनांक 24-10-2013 के प्रस्तर -1 अंतिम दो पंक्तियों को हिन्दी आलेख के समान अंग्रेजी आलेख में 
मंहगाई राहत की दर जो क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 166 प्रतिशत अंकित की गयी थी , को क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 
183 प्रतिशत संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उक्त कार्यालय ज्ञाप अंग्रेजी आलेख में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शेष शर्ते यथावत् रहेंगी । 


2 . 


एल ० एन ० पन्त , 

अपर सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 
कार्यालय - ज्ञाप / सेवानिवृत्ति आदेश 

10 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 664 / X - 1-2014-14( 09)/ 2014- श्री डी ०एन ० सेमवाल, भा ० व ० से0--1992, वन संरक्षक , उत्तरी 
कुमाऊँ वृत्त , अल्मोड़ा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च, 2014 ( अपरान्ह् ) से राजकीय 
सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


रमेश चन्द्र लोहनी , 

अपर सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग-2 

अधिसूचना 


स्थानान्तरण 


07 फरवरी, 2014 ई ० 


संख्या 173 / XXVIII - 2/ 09 ( 39) 2012- एतद्वारा जनहित एवं कार्यहित में डा 0 एस० एन ० सिंह, वरिष्ठ 
चिकित्साधिकारी ( हड्डी रोग विशेषज्ञ) को तत्कालिक प्रभाव से संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की से पं 0 दीन दयाल 
उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून में आर्थों० सर्जन के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


2 . उपरोक्त चिकित्साधिकारी को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया 
जायेगा । 


268 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई० (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 
तैनाती 


20 फरवरी, 2014 ई ० 
संख्या 211 / XXVIII -2/ 01 (37) 2007 टी 0 सी 0 VII- एतद्वारा अधिसूचना संख्या -1260 / XXVIII-2/01 (21)2013. 
दिनांक 21-12-2012 द्वारा चिकित्साधिकारी, डा 0 मालती यादव , जिला महिला चिकित्सालय , पिथौरागढ़ के पद पर 
स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में की गयी तैनाती को स्थगित करते हुए, उन्हें स्त्री 
रोग विशेषज्ञ, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 21-12-2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 

डा ० मालती यादव से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना 
सुनिश्चित करें । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


अतर सिंह, 
उप सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0) 17 हिन्दी गजट / 323 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 अप्रैल , 2014 ई0 (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
कार्य - विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


. 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


March 05, 2014 


No. 20 /UHC /Admin.A / 2014 --Camp Court of Chief JudicialMagistrate, Chamoli at Joshimath for three 
days in a month , which was in force vide this Court s Notification No. 101/UHC /Admin.A / 2012 dated 21-05 
2012 , is hereby discontinued . 


By Order of the Court, 


Sd/ 


D.P.GAIROLA, 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


March 07, 2014 


No. 24 UHC /XIV -a - 50 / Admin.A / 2012 --Ms. Neha Kushawaha, Civil Judge (Jr. Div .), Bageshwar is 
hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 17-02-2014 to 26-02-2014 with permission to prefix 16-02 
2014 and suffix 27-02-2014 as Sunday holidays. 


NOTIFICATION 


March 07, 2014 


No. 25 UHCIXIVI75/ Admin.A -- Sri Arvind Kumar, Additional District & Sessions Judge, Kashipur, 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 12-02-2014 to 25-02-2014 . 


143 - ख 


144 


Barrug TTC , 26 , 2014 o ( 

de 06 , 1936 96 Haa ) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 


February 07 , 2014 
No.26 UHC/XIV -a -40 /Admin.A /2012 -- Sri Abhishek Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, 
District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 13-01-2014 to 28-01-2014 with 
permission to prefix 11-01-2014 & 12-01-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 

March 20 , 2014 
No. 29 (A ) UHC /XIV / 36 /Admin.A / 2012 -- Sri Ravi ShankarMishra , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), 
Roorkee, DistrictHardwar is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 10-02-2014 to 07-03-2014 with 
permission to prefix 08-02-2014 & 09-02-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 08-03-2014 & 09-03 
2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 


October , 2013 


March 20 , 2014 
No. 30 UHC /XIV -a -41/Admin.A / 2008 -- Ms. Kahkasha Khan , Addl. District & Sessions Judge , Ranikhet, 
District Almora is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 10-02-2014 to 07-03-2014 with permission 
to prefix 08-02-2014 & 09-02-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 08-03-2014 & 09-03-2014 as 2nd 
Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 


March 21, 2014 
No. 31 UHCIXIV /47/Admin.A /2012--Ms. Simranjit Kaur, JudicialMagistrate, Bageshwar is hereby 
sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 01-02-2014 to 01-03-2014 with permission to suffix 02-03-2014 as 
Sunday holiday 


NOTIFICATION 


March 22, 2014 


No. 32 UHC / XIV /62/Admin.A / 2004 -- Sri Amit Kumar Sirohi, 1st Addl. District & Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 28-11-2013 to 10-12-2013 . 


NOTIFICATION 


March 22, 2014 


No. 33 UHC /XIV /62/Admin.A / 2004 --Sri Amit Kumar Sirohi, 1st Addl. District & Sessions Judge, 
Dehradun is hereby sanctionedmedical leave for 05 days w.e.f. 22-10-2013 to 26-10-2013 . 


NOTIFICATION 


March , 2014 

April 1st, 2014 
No. 34 UHC /XIV - a -23 /Admin.A / 2011 --Ms. Shivani Pasbola , Judicial Magistrate -l, Hardwar is hereby 
sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 17-02-2014 to 15-03-2014 with permission to prefix 16-02-2014 
Sunday holiday and to suffix 16-03-2014 as Saturday and 17-03-2014 & 18-03-2014 as Holi holidays . 


HIVI 1-6] 


BTRRICUS GC, 26 347, 2014 go (dure 06 , 1936 


शक सम्वत् ) 


145 


NOTIFICATION 


April 02 , 2014 


No. 35 UHC /XIV -a -42/ Admin.A /2012 -- Sri Avinash Kumar Srivastava , Civil Judge (Jr. Div .), Dharchula , 
District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 29-01-2014 to 07-02-2014 with 
permission to prefix 08-02-2014 & 09-02-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 


April 03 , 2014 


No. 36 UHC /XIV /49/Admin.A -- Sri C.P. Bijalwan , District & Sessions Judge , Pithoragarh is hereby 
sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 01-03-2014 to 15-03-2014 with permission to suffix 16-03-2014 to 19 
03-2014 as Sunday,Holi holiday and local holiday respectively. 


NOTIFICATION 


March , 2014 


April03, 2014 


No. 37 UHC /XIV -a - 37 /Admin.A /2012 -- Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div .), Ramnagar, 
District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 28-02-2014 to 06-03-2014 with permission 
to prefix 27-02-2014 as Mahashivratriholiday . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, BAGESHWAR 


CHARGE CERTIFICATE 


(Handing Over Charge ) 


January 10 , 2014 


No. 27 /Admin / 2014. -CERTIFIED that the office of the Addl. District & Sessions Judge, Bageshwar 
washanded over as herein denoted in the forenoon of 08-01-2014 , vide Notification No. 246 /UHC /Admin.A / 
2013 , dated 23-12-2013 ofthe Hon ble High Court ofUttarakhand . 


Relieved Officer 


NEELAM RATRA , 


Counter Signed . 


( Illegible ) 


District Judge , 


Bageshwar 


146 


उत्तराखण्ड गजट, 26 अप्रैल, 2014 ई 0 (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE , PITHORAGARH 


CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE 


-- 


February 28, 2014 
No. 101 (6 )/ 1-09-2013 -- CERTIFIED that the office of District & Sessions Judge , Pithoragarh was 
transferred on proceeding earned leave w.e.f. 01-03-2014 to 15-03-2014 with permission to suffix Holi & local 
holidays i.e. 16-03-2014 to 18-03-2014 & 19-03-2014 , respectively , in anticipation of sanctions of Hon ble 
High Court, as hereinafter denoted , in the afternoon of February 28 , 2014 . 

C.P. BIJLWAN, 


District & Session & Judge , 

Pithoragarh. 


Counter - Signed . 

( Illegible ) 

Registrar General, 
Hon ble High Courtof Uttarakhand , 


Nainital . 


कार्यालय - आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर, 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

05 फरवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 5380 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - उत्तराखण्ड 
शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-156/ 2014/ 17(120 )/ xxVII( 8)/2009 दिनांक 04-02-2014 का सन्दर्भ ग्रहण 
करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 की अनुसूची-II ( ख ) के क्रमांक 35 में संशोधन 
करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये अवगत कराया गया है । 

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

04 फरवरी , 2014 ई ० 
संख्या 156/2014/17(120y/ xxVII ( 8)/ 2009- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब , श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27 , वर्ष 
2005 ) की धारा 4 की उपधारा (4 ), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई० ( बैशाख 06 , 1936 


शक सम्वत् ) 


147 


1904 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-|| ( ख ) में 
निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

संशोधन 
अनुसूची-|| ( ख ) के क्रमांक 35 पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात् 

" 35 भोजन पकाया हुआ । " . 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 


अपर मुख्य सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 156/2014/17 ( 120 )/XXVII( 8 )/ 2009, 
dated February 04 , 2014 for general information . 

NOTIFICATION 

February 04, 2014 
No. 156/2014/17 ( 120 )/XXVII (8 )/2009--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise ofthe powers conferred by sub -section (4 ) of section 4 The Uttarakhand Value 
Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005 ), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 
( U.P. ActNo. 1 of 1904 ) (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is pleased to allow ,with effect from 
the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment is Schedule- 11 (B ) ofthe Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 :-- 

Amendment 
In Schedule-II( B ), at serial no. 35 , thefollowing entry shall be substituted; namely- 

" 35.Cooked Food ." 


By Order, 


RAKESH SHARMA, 
Additional Chief Secretary . 

पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर, 

मुख्यालय, देहरादून । 
(फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

फरवरी 06 , 2014 ई ० 
पत्रांक 5399 / आयु ० कर उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2013-14 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून - उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम -30(12 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल कमिश्नर, 
वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16 / 11 एवं ओ 0 सी 0 स्टैम्प जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


148 


क्र ० 
सं ० 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
व्यापारी का नाम व पता खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / फार्म / स्टैम्प को घोषित 

फार्मों / स्टैम्प की संख्या | स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक | अवैध किये जाने का 


कारण 


1 . 


U.K.VAT- M2012 


खोने के कारण 


प्ररुप- XVI 

( 01) 


2854562 


सर्वश्री देशाना पॉलीप्लास्टिक इण्डस्ट्रीज 
खसरा नं 0 340, लाकेश्वरी नियर 
अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, भगवानपुर , 
रुड़की, टिन -05006616007 


खोने के कारण 


2 . 


सर्वश्री इलैक्ट्रो इक्यूप्मेंट्स, प्लॉट नं 0 
21-23, रायपुर सहकारी औद्योगिक क्षेत्र 
भगवानपुर, रुड़की, टिन -05006762768 


प्ररुप- XVI 

(03 ) 


U.K.VAT- M2012 
1161301 to 1161303 


खोने के कारण 


3. 


सर्वश्री ए0 जी 0 इण्डस्ट्रीज प्रा 0 लिमिटेड, 
प्लॉट नं0–3,70-10. रानीपुर, सिडकुल 
हरिद्वार, टिन -05007202275 


प्ररुप- XVI 

(02 ) 


U.K.VAT - M2012 
1041667,2788282 


पंजीयन निरस्तीकरण 


4 . 


प्ररुप- XVI 

( 435 ) 


के कारण 


सर्वश्री शमा इण्टरप्राइजेज, काशीपुर । 
टिन -05010078713 
(डिप्टी कमिश्नर ( क ०नि ०) -प्रथम , 
वाणिज्य कर, काशीपुर से प्राप्त 
रिपोर्ट के आधार पर 


U.K.VAT-M2012 
1685513, 1685591,1685592, 
1685681, 1685752,1685761, 
1685771,1685774,1685775 , 
1685801 to1685810 , 1685814 tol 
1685820, 1685831, 1685841 tol 
1685845 , 1685855 , 1685858 tol 
1685860 , 1685864 to1685902, 
1685904 to1685924, 1685926 tol 
1685928,1685930 to1685939 , 
1685941 to 1685992,2273888 to 

2274100 , 2274129, 2274145 
2274221,2274235 to2274242 , 

2274251 to2274300 


पीयूष कुमार, 

एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 
(विधि अनुभाग ) 

मुख्यालय, देहरादून । 
विज्ञप्ति 

06 फरवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 5417 / आयु० कर उत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइण्ट कमिश्नर 
( कार्य ) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार के पत्र संख्या -2455 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य० ) वा 0 क 0 / 13-14 / फार्म 
खोना / वाणिज्य कर / दिनांक 30-01-2014 द्वारा 02 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त एवं ज्वाइण्ट 
कमिश्नर ( कार्य ० ) वाणिज्य कर, नैनीताल संभाग , हल्द्वानी के पत्र संख्या 3535 / विधि / 2013-14 / ज्वा ० कम ०( कार्य ) 
वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 31-01-2014 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत 
कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 03 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित 
की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से 
अवैध मानी जाय । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 26 अप्रैल , 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 


शक सम्वत् ) 


149 


प्रेषक , 


... 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 
हरिद्वार सम्भाग, 

हरिद्वार । 
सेवा में , 

आयुक्त कर, 
(फार्म - अनुभाग) 

देहरादून , उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 2455 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा ० कर / 2013-14 / फार्म खोना / वाणिज्य कर / दिनांक 30--01-2014 


.. 


महोदय , 


. 


निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर ( कनि ०) द्वितीय वाणिज्य कर हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
471 / डि 0 कमि ० ( कनि ०) द्वि ० वा ० कर हरि0 / 2013-14 दिनांक 25-01-2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित 
दो व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 21-01-2014 से निरस्त कर दिये गये हैं । अतः डिप्टी कमिश्नर( कनि ०)द्वितीय 
वाणिज्य कर हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक 
कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 
क्र ० सं ० व्यापारी का नाम व पता 

टिन 

निरस्त की तिथि 
सर्वश्री ध्रुव एण्टरनेशनल , गांव एक्कर 

21-01-2014 
खुर्द, ज्वालापुर, हरिद्वार 
सर्वश्री जैन ट्रेडिंग कम्पनी, गांव 
जमालपुर कलां , ज्वालापुर , 

हरिद्वार 


01. 


05012311944 


02. 


05009943495 


21-01-2014 


हरीश चन्द्र भट्ट 
ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्यकर , 

हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार । 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0 ) द्वितीय 

वाणिज्य कर , हरिद्वार । 
सेवा में , 

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) हरिद्वार 

सम्भाग , हरिद्वार 
पत्रांक 471 / डि 0 कमि ० ( कनि० ) द्वि ० वा ० कर हरि0 / 2013-14 


दिनांक 25-01-2014 


महोदय , 


अवगत कराना है कि निम्नलिखित दो व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 21-01-2013 से निरस्त कर दिये 
गये हैं । जिसकी सूचना आपकी सेवा में इस आश्य से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त सूचना मुख्यालय को 
प्रेषित करने की कृपा करें । 


- 


150 


[ भाग 1 - क 
निरस्त की तिथि 


क्र ० सं ० 


05012311944 


21-01-2014 


01 . 


उत्तराखण्ड गजट, 26 अप्रैल, 2014 ई० (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 
व्यापारी का नाम व पता 

टिन 
सर्वश्री ध्रुव एण्टरनेशनल , गांव एक्कर खुर्द, 
ज्वालापुर, हरिद्वार 
सर्वश्री जैन ट्रेडिंग कम्पनी, गांव जमालपुर 
कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार 


05009943495 


21-01-2014 


02. 


बी 0 के 0 पांगती, 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) द्वितीय , 

वाणिज्यकर , हरिद्वार । 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
नैनीताल सम्भाग, 

हल्द्वानी । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
( विधि - अनुभाग ) 

उत्तराखण्ड मुख्यालय , देहरादून । 
पत्र संख्या 3535 / विधि / 2013-14 / ज्वा ० कमि ०(कार्य ) वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 31 , जनवरी 2014 
विषय- असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-2, हल्द्वानी द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये 

जाने के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड -2, हल्द्वानी ने अपने कार्यालय पत्रांक 3108 
दिनांक 20-01-2014 से अवगत कराया है कि उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित 01 पंजीकृत व्यापारी 
(सर्वश्री एम० एस० के मॉड्यूलर किचन, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी ) का पंजीयन वर्ष 2013-14 के प्रथम त्रैमास हेतु 
रूपपत्र -3 व स्वीकृत कर जमा न किये जाने के कारण व्यापारी को धारा-17 (7)( क ) के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने 
के उपरान्त दिनांक 07-11-2013 को व्यापारी का पंजीयन निलम्बित किया गया है तथा पुनः व्यापारी को 
धारा -18( 1)( ओ ) के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किये जाने पर नियत समयावधि के भीतर सावधिक विवरणिया व 
स्वीकृत कर जमा नहीं किये जाने के कारण धारा -18(1)( ओ ) के अन्तर्गत दिनांक 15-01-2014 को आदेश पारित 
करते हुए सम्बन्धित व्यापारी का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है तथा इसकी सूचना इस 
कार्यालय को प्रेषित की है । 
1. सर्वश्री एम ० एस० के मॉड्यूलर किचन , कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी टिन नं0-05007666905 

अतः खण्डाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा 
रही है । 


ह 0 ( अस्पष्ट ) 
कृते ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्यकर , 

नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 


शक सम्वत्) 


151 


प्रेषक , 


असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, 
खण्ड -2, हल्द्वानी । 


सेवा में , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 

नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 
पत्रांक 3108 / पंजीयन / असि 0 कमि ० वाणिकर, खण्ड -2, हल्द्वानी / दिनांक 20 जनवरी, 2014 


. 


महोदय , 


इस कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री एम० एस० के मॉड्यूलर किचन , कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी 
टिन -05007666905 द्वारा वर्ष 2013-14 के प्रथम त्रैमास हेतु रूपपत्र -3 व स्वीकृत कर जमा न किये गये होने के 
सम्बन्ध में व्यापारी को धारा -17 (7 )( क ) के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने के उपरान्त दिनांक 07-11-2013 को 
व्यापारी का पंजीयन निलम्बित कर दिया गया । पुनः व्यापारी को धारा -18(1) ( ओ ) के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया 
गया, किन्तु व्यापारी द्वारा पुनः नियत समावधि के भीतर सावधिक विवरणियां व स्वीकृत कर जमा नहीं किये गये 
हैं । अतः धारा -18(1) ( ओ ) के अन्तर्गत दिनांक 15-01-2014 को आदेश पारित करते हुए उक्त व्यापारी का 
पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । 

उक्त की सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है । 


शैलजा पाठक , 
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर , 

खण्ड -2, हल्द्वानी । 
दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


(फार्म अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

मार्च 29, 2014 ई ० 
पत्रांक 6381 / आयु० कर उत्तरा ० / फार्म - अनु0 / 2013-14 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून - उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल कमिश्नर , 
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16 जिनके खो जाने / चोरी हो 
जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त 
हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / फार्म को अवैध घोषित 
फार्मों / स्टैम्प की संख्या स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक | किये जाने का कारण 


खोने के कारण 


1 . 


सर्वश्री स्क्रैप मैटीरियल हैण्डलिंग 
कम्पनी, हरिद्वार, टिन -05011352129 


प्ररुप- XVI 

(03) 


U.K.VAT- M2012 
3626578 to3626580 


खोने के कारण 


2. 


प्ररुप- XVI 

( 09 ) 


सर्वश्री छेड़ा इलैक्ट्रीकल्स एण्ड इलैक्ट्रा 
निक्स प्रा 0 लि 0, प्लॉट नं0-30 , 
के 0 आई 0ई 0 इण्ड० एरिया मुडियाकी, 
249406 रुड़की, टिन -05007652549 


U.K.VAT- M2012 
1352076,3597104,3597108, 
1352020,0464290,0717567 , 
0717629 , 1015914, 1352052 


.... 


152 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल , 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


खोने के कारण 


3 . 


सर्वश्री एस 0 के 0 ट्रेडर्स, अवधूत मण्डल 
मार्केट , ज्वालापुर हरिद्वार, 
टिन -05013477787 


434 - XVI 

( 03) 


U.K.VAT - M2012 
2764183 to2764185 


4 . 


U.K.VAT- M2012 


खोने के कारण 


सर्वश्री शुभम इंजीनियरिंग वर्क्स, 
रूद्रपुर, टिन -05010116252 


प्ररुप- XVI 

( 01 ) 


1526440 


5 . 


सर्वश्री के ० सी ० एम ० सी ० फूड्स, मौहल्ला 
आर्यनगर, विश्नोई बिल्डिंग , काशीपुर, 
टिन -05012618561 


प्ररुप- XVI 

(146) 


डि ० कमि ०( क ० नि ०) -1. 

काशीपुर द्वारा 
पंजीयन निरस्त 
करने के कारण । 


U.K.VAT- M2012 
1438939 , 1438946 , 1439017 , 
2281399,2281452,2281492 , 
2281493,2281495,2281496 , 
2414791,2414795,2414807, 
2414809,2414813,2414825, 
2417097,2417098,2417106, 

2417107,2417112,2417113, 
2417115 to 2417127 , 2417150 to 

2417200 , 2417220 to2417250, 
2417262 to 2417275,2417280 

2417295 


OCUK/ AA-2008 


खोने के कारण 


सर्वश्री किसान ट्रेडिंग कार्पोरेशन, 
रूद्रपुर, टिन -05004476381 


ओ ० सी ० स्टैम्प 

( 02) 


0404630,0415750 


7 . 


सर्वश्री राणा मार्बल्स, तुलसी विहार, 


प्ररुप- XVI 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M2012 

1917999 


श्यामपुर, ऋषिकेश, 


( 01) 


टिन -05010137204 


पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


( फार्म - अनुभाग) 


विज्ञप्ति 


29 मार्च, 2014 ई ० 


पत्रांक 6416 / आयु० क ० उत्तरा० / फार्म - अनु 0 / 2013--14 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे ० दून 
केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली -2006 नियम -8 (13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , आयुक्त 
कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित " फार्म - सी " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो 
जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग 
को अवैध घोषित करता हूँ | 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06 , 1936 शक सम्वत् ) 

153 
क्र ० व्यापारी का नाम, पता व टिन नं 0 | खोये / चोरी / नष्ट हुए 

खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म को अवैध घोषित 
सं ० 

फार्मों की संख्या | फार्मों की सीरीज / क्रमांक किये जाने का कारण 
1. | सर्वश्री सोलर प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग ( Form- C ) -- 02 U.K.VAT / C - 2009 

खोने के कारण 
प्रा ० लि 0, काशीपुर, 

0481972, 0481973 
टिन नं0-05009687803 


( Form- C) -- 01 


खोने के कारण 


2. | सर्वश्री किसान ट्रेडिंग कार्पोरेशन , 
| रूद्रपुर, टिन नं0-05004476381 


U.K.VAT/ C -2007 

891514 


( Form- C ) -- 01 


खोने के कारण 


3. | सर्वश्री शिव शक्ति प्रोसेस्ड फूड्स प्रा ० 

लि 0 , रूद्रपुर , टिन नं0-05005903154 


U.K.VAT / C - 2007 

867984 


4. | सर्वश्री उत्कर्ष फूड प्रोडक्ट्स, गूलर 

भोज, टिन नं0-05004698123 


( Form- C ) -- 01 


खोने के कारण 


VAT UA/ D( T )-2006 

018587 


( Form- C ) -- 01 


खोने के कारण 


5. | सर्वश्री शक्ति माइक्रोन ऑप्टिकल्स 
| एब्रेसिव, 4 - चकराता रोड़, देदून , 
टिन नं0-05000977106 


VAT UA/ D ( T )-2006 

149235 


दिलीप जावलकर, 

आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 
NOTIFICATION 

March 29, 2014 
No.6416 /Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed/ 2013-14/ D.Dun -- Whereas , information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed "Form - C ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 (13) of Central Sales 
Tax ( Uttarakhand ) Rules 2006, hereby declare that “ Form- c " bearing serial no. as listed below, should be 
considered as invalid for all purposes . 
SI. Name, Address and Tin No. | No. of Lost/ Stolen/ SI.No. of Lost/ Stolen Reasons for declaring the 
No. ofDealers 

Destroyed Forms or Destroyed Forms forms obsolete or invalid 


1 . 


( Form- C ) -02 


Lost 


U.K..VAT/ C - 2009 
0481972,0481973 


M/ s Solar Plastic & Packeging P. Ltd. 
Kashipur. Tin No.- 05009687803 
M / s Kissan Trading Corporation 
Rudrapur. TinNo.- 05004476381 


2 . 


( Form- C )-01 


Lost 


U.K.VAT/ C - 2007 

891514 


3. 


( Form- C) -01 


Lost 


M /s Shiv Shakti Processed Foods 
Pvt. Ltd.Rudrapur, 
TinNo.-05005903154 


U.K.VAT/ C- 2007 

867984 


4 . 


( Form- C )-01 


Lost 


M /s Utkarsh Food Product,Gularbhoj. 
( U.S.), TinNo.-05004698123 


VAT UND( T )-2006 

018587 


5 . 


( Fom- C ) -01 


Lost 


M /s Shakti Micron Opticals Evresibe , 
4 -Chakrata Road D.dun , - 
TinNo.-05000977106 


VAT UND( T)-2006 

149235 


DILIP JAWALKAR , 
Commissioner Tax , Uttarakhand. 


-... 


154 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० ( बैशाख 06, 1936 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


04 फरवरी, 2014 ई ० 


पत्रांक 108 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन सं 0 HR22B-6364 MAXICAB के वाहन स्वामी श्री दिनेश कुमार 
पुत्र श्री राम नारायण , निवासी सीमेन्ट रोड़, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 27-01-2014 को इस कार्यालय 
में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था , संचालन योग्य 
नहीं था । फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 27-01-2014 को बेच दिया गया है । 
वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 27-01-2014 को प्रस्तुत किया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त 
वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाहन संख्या HR22B- 6364 
MAXI CAB चैसिस नं 0 11637943 इंजन नं 0 11615771 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


आदेश 


04 फरवरी, 2014 ई ० 


- 


पत्रांक 109 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन सं 0 UP32T-1633 BUS के वाहन स्वामी अलक्ष्या पब्लिक 
स्कूल, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 04-02-2014 को इस कार्यालय में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर 
अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था , संचालन योग्य नहीं था । फलतः उनके 
द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 31-01-2014 को बेच दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस 
आशय का शपथ पत्र दिनांक 31-01-2014 को प्रस्तुत किया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त 
हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 

करण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , वाहन संख्या UP32T 
1633 BUS चैसिस नं 0 359368LVQ004626 इंजन नं 0 697D28LVQ131093 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से 
निरस्त करता हूँ । 

आदेश 


04 फरवरी, 2014 ई ० 


पत्रांक 110 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन सं 0 UA03-0403 HGV के वाहन स्वामी श्री एस 0 के 0 शारदा 
पुत्र श्री नवल किशोर शारदा, निवासी सीमेन्ट रोड़ , टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 27-01-2014 को इस 
कार्यालय में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था , 
संचालन योग्य नहीं था । फलत : उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 27-01-2014 को बेच 
दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ - पत्र दिनांक 27-01-2014 को प्रस्तुत किया है । वाहन 
स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाहन संख्या UA03 
0403 HGV चैसिस नं 0 364052407307 इंजन नं 0 69202421378 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 अप्रैल, 2014 ई ० (बैशाख 06, 1936 


155 


शक सम्वत् ) 


आदेश 


04 फरवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 111 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन सं 0 UA05-0252 HGV के वाहन स्वामी श्रीमती तनुजा वर्मा 
पत्नी श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी आमभाग , टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 27-01-2014 को इस 
कार्यालय में प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था , 
संचालन योग्य नहीं था । फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 27-01-2014 को बेच 
दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ - पत्र दिनांक 27-01-2014 को प्रस्तुत किया है । वाहन 
स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाहन संख्या UA05 
0252 HGV चैसिस नं 0 388046AYZ10044 इंजन नं 0 GA62174515 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता 


पंजीयन अधिकारी, 
उप संभागीय परिवहन कार्यालय, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 17 हिन्दी गजट / 323 - भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


